निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 206 ) 


31 वैशाख 1934 ( NO ) 
पटना, सोमवार , 21 मई 2012 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

18 मई 2012 
सं0 3 / एच० - 01 / 2012सा०प्र० - 7187 — बिहार निर्वाचन आयोग के ज्ञापांक 2926 , दिनांक 08.05. 
2012 द्वारा पटना जिला में नगरपालिकाओं के निर्वाचन कार्यक्रम में संशोधन किये जाने के फलस्वरूप पटना 
जिला के निम्नांकित नगरपालिका क्षेत्रों में दिनांक 17.05. 2012 के स्थान पर अब दिनांक 22.05. 2012 
को बिहार नगरपालिका अधिनियम , 2007 की धारा - 471 में निहित प्रावधानों के आलोक में सवैतनिक 
सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है 

(i) नगर परिषद क्षेत्र - बाढ़, खगौल, दानापुर, मोकामा , मसौढ़ी, एवं फुलवारी शरीफ । 
(ii) नगर पंचायत क्षेत्र - फतुहा , मनेर एवं बख्तियारपुर 
( iii ) पटना नगर निगम का वार्ड संख्या - 39 

2 . विभागीय अधिसूचना संख्या 6884, दिनांक 15 .05. 2012 इस हद तक संशोधित समझा 
जायेगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

नवीन चन्द्र झा , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 206 - 571 + 10 -डी०टी०पी० । 

Website : http :// egazette.bih .nic . in 


